रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सामैगजगले 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 4 , 2014 / भाद्र 13 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4 , 2014 /BHADRA 13 , 1936 


सं . 1743 ] 
No. 1743 ] 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014 


का. आ . 2228 (अ). - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) के अधीन 
जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1466 ( अ), दिनांक 4 जून , 
2014 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 1220 भाग - II, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ), दिनांक जून 6, 2014 में किया गया है । 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील फागी, जिला जयपुर की भूमि में , राजस्थान राज्य में , 
कोयली सांगानेर पाइपलाइन से मोहनपुरा टर्मिनल स्टेशन ग्राम मोहनपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर तक जोड़ने वाली नई 
पाइपालाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी ; 


२० 


और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 12 .06.2014 से उपलब्ध करा दी गई थी ; 

और, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का 
अधिकार अर्जित किया जाता है । 

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश 
देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय स 
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


3506 GI/2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 


तहसील : फागी 


जिला : जयपुर 


राज्य : राजस्थान 


क्षेत्रफल 


क्रम सं. 


ग्राम का नाम 


खसरा संख्या 


हेक्टेयर 


वर्ग मीटर 


(1 ) 


(2 ) 


(5) 


(6 ) 


24 


3124 / 3484 


1. 


SU 


HAT HIHI. 


2 . 


Hyer to 


111/5 


00 


10 


80 


[9T. PH. 31 .– 25011 / 13 / 11 – 311.3T - I] 


पवन कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th August, 2014 


S . O . 2228 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum 
and Natural Gas , published in the Gazette of India No. 1220 Part-II , Section 3, Sub - section ( ii), dated June 6 , 
2014 vide S . O . number 1466 ( E ), dated 4th June , 2014 , issued under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land 
situated in Tehsil Phagi, District Jaipur in Rajasthan State , specified in the Schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum crude from Mohanpura 
Terminal Station situated at village Mohanpura Prathavisingh , in Tehsil : Phagi, District : Jaipur, State : 
Rajasthan , Hookup with Koyali Sanganer Pipeline (KSPL ); 


And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 
12.06 .2014 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, has 
submitted his report to the Central Government; 


And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user 
in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this 
notification is hereby acquired ; 

And further , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central 
Government, vests in the Indian Oil Corporation Limited , free from all encumbrances, from the date of 
publication of this declaration . 


[ TT II - WU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Tehsil : Phagi 


District : Jaipur 


State : Rajasthan 


Area 


Sl. No. 


Name of Village 


Khasra No. 


Hectare 


Square 
Metre 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. 


Rainwal Maji 


3124 /3484 


2. 


Maanpur Gate 


111/5 


[ F . No. R - 25011/ 13 / 11 -OR - I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


